1348 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 30. 1981 (ASAR . 9 , 1903 SAKA ) 


[ PART I 


GENERAL ADMINISTRATION (SERVICES ) 


The 19th June, 1981 


No. 50/ 5681.S ( I).--- In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20 of the 
Code of Criminal Procedure 1973. the Governor of Haryana is pleased to appoint Sh. R. D. Sheokand , 
HCS. General Manager , Haryana Roadways, Sonepat as an Executive Magistrate in the Sonepat District . 


BALDEV MAHENDROO , Under Secy . 


HARYANA RAJ BHAVAN 


The 22nd June, 1981 


No. HRB-SRB-23(1)-81 - in exercise of the powers conferred by item No. (i) of sub. clause ( b) 
of Clause (1) of Statute 13 of Schedule of Maharshi Dayanand University Act, 1975. the Chancellor of 
the_Maharshi Dayanand University is pleased to nominate Prof. R. C. D. Koushik , Dean . School of Studies 
in Textiles technology . M. D. University , Rohtak. with immediate effect as a member of the Executive 
( Ouncil of the said University for a period of one year . 


Dated Chandigarh , the 
19th June, 1981 


PROMILLA ISSAR . 
Socretary to Governor, Haryana and to 

Chancellor, Maharshi Dayanand University. 
राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


" 


. 


दिनांक 11 जून , 1981 
क्रमांक 166 -ज( I)-81/ 20226.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए)( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार 

सौंपे 

गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री वरयाम सिंह, पुत्र श्री चैत सिंह, गांव वलाचौर, तहसील जगाधरी , 
जिला अम्बाला , को खरीफ, 1974 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रखी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

दिनांक 12 जून , 1981 
क्रमांक 139 - ज-( I)-81/20413.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री श्री चन्द , पुत्र श्री सड़ा राम, गांव पाराम नगर, तहसील बावल , जिला , नारनौल , को 
रबी 1977 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रंबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में 
दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 256-ज-II -81 /20421.-हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 1920 
ज- II -80/ 41239, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 जो कि हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 में मुद्रित 
हई है कि पांचवी लाईन में रबी , 1973 की बजाये रबी , 1975 पढ़ा जाये । 

दिनांक 18 जून , 1981 
क्रमांक 146 -- ज ( II )-80/ 20859.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सोपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रामेशवर मर्मा, पुन श्री नत्थू राम, गांव पावटी, तहसील पानीपत , 
जिला करनाल को रबी , 1973 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

देस राज सतोजा , 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


युद्ध जागीर 


LATE NOTIFICATION 


